47८ 
Aar 


ATTA . . . R - 1520 
दिनांक ...... ......... 3m/ ०५ 


01/ 05 


रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004 / 99 


REGD . NO . D . L . - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग -- खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II-- - Section 3 - Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


km- 30 
Deptt 10 
PB ~ 220 


पूरा 


- 


- 


सं . 1961 
No. 496 ]] 


नई दिल्ली , मंगलवार , नवम्बर 9 , 2004 / कार्तिक 18 , 1926 
NEW DELHI, TUESDAY , NOVEMBER 9 , 2004 /KARTIKA 18 , 1926 


स० वि० 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ) 


वसूचना 

नई दिल्ली. नवम्बर , 2004 
सा . का. नि . 739( अ). -- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय लोनी विकास निधि अधिनियम , 1982 ( 1982 का 4 ) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, चीनी विकास निधि नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1 . ( 1 ), इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि ( तोसरा संशोधन ) नियम , 2004 है । 

( 2 ) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. चीनी विकास निधि नियम, 1983 के नियम 2 :, के उपनियम ( 4 ) में , विद्यमान परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 

अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--- 

परंतु और यह कि 21 जून, 2002 के पश्चात् निर्यात लदाई के संबंध में और 20 जून , 2004 तक जारी निमुक्त आदेश के संबंध में , दावा 
बैंक प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर किया जा सकेगा और नब्बे दिनों की उक्त अवधि के भीतर दावा करने में असफल रहने 
की दशा में , अन्य नये दिनों में प्रस्तुत कर सकेगा,जिसमें बैंक प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से पहले नब्बे दिन के पश्चात् अगले नब्बे दिन के 
भीतर प्रस्तुत किए जाने की दशा में इस नियम के अधीन अनुज्ञेय रकम से 10 प्रतिशत कटौती की जाएगी और प्रमाणिक रकम चीनी कारखाने को संदत्त 
कर दी जाएगी । उपर्युक्त वर्णित बैंक प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के पश्चात् कोई दावा ग्रहण नहीं किया 
जाएगा । 

[ फा . सं. 9 - 4/04 - एस. पी. एफ . ] 

पी. उमा शंकर , संयुक्त सचिव 
टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा. का . नि . 752( अ ) तारीख 28 -9 - 83 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चात्वर्ती संशोधन सा . का .नि . 

817 ( अ ) तारीख 20 - 12--64, सा. का. नि . 838 ( अ ) तारीख 14- 11 - 85, सा. का . नि. 551 ( अ ) तारीख 6 - 5 - 88 , सा. का. नि . 235( अ ) 
तारीख 24--4-- 91, सा. का. नि . 441 ( अ ) तारीख . . , रा. का. नि . 435 ( अ ) तारीख 6 - 5 - 94, सा . का .नि . 27 ( अ ) तारीख 
12 - 1 - 96, सा . का. नि . 656 ( अ ) तारीख 21 - 31 - 97 , सा . का . नि . 91 ( अ ) तारीख 12- 2 - 2001 , सा. का. नि . 886 ( अ ) तारीख 
6 - 12 -2001, सा . का. नि . 443 ( अ ) तारीख 21 - 6 - 2002, सा . का .नि . 584 ( अ ) तारीख 19 - 8 - 2002 , सा . का . नि . 67 ( अ ) 


3373 (GI 2004 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART IISEL , 3 (1)] 


------ --- --- 


arta 29 - 1 - 2003 , ATO .F . 241( 31 ) TTE 25 - 3 - 2003, H .27 f . 787 ( 37 ) arte 6 - 10 - 2003 , 91 . f . 985 ( 37 ) 

Tira 19.- 11- 2003 , 477. .1. 6 . 953 ( 37 ) TO 17 - 12 - 2003 , HI. C .fa . 72 ( 37 ) Arte 23 - 1 - 2004 311, F1, F1, F1. 687 ( 37 ) 
arte 21 - 10 - 2004 , 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

( Department of Food and Public Distribution ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th November, 2004 
G .S . R . 739 (E ). - In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Sugar Development Fund Act , 1982 (4 of 
1982), uie Central Govermenthereby makes the following rules further to aniend the Sugar Development Fund Rules, 1983 . 
namely : 

1. (1) These rules may be called the Sugar DevelopmentFund ( Third Amendment) Rules, 2004 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2. In the Sugar Developinent Fund Rules, 1983, in rule 20 , in sub - rule (4 ), after the existing proviso , the 

following proviso shall be inserted , namely : 

**Provided further that in respect of export shipments made on or after the 21st day of June 2002against Release 
Orders issued up to 20th day of June 2004 , the claimsmay be preferred within ninety days of the issue of the Bank Certificate 
and in case the factory fails to prefer the claims within the said period of ninety days, then it may submit the claims in 
arlother ninety days. In case the claim is submitted after the first ninety days from the date of issue of the Bank Certificate 
butwithin tlie next ninety days, there shall be deduction of 10 % of the amount admissible under this rule and the resulting 
Mount shall bepaid to the sugar factory . No claim shall be entertained after a period of onehundred and eighty days from 
Me date of issue of Bank Certificate mentioned above ." 

[F . No . 9 -4 /04 -SPF ] 

P . UMA SHANKAR , Jt . Secy . 
Note : The principal rules were published in the Gazette of Inda vide No . GSR 752 (E ) dated 28 -9 -83 and subsequently 

amended vide GSR 817 (E ) dated 20 -12 -84, GSR 838 (E ) dated 14 - 11-85 ,GSR 551(E ) dated 6 -5 -88 ,GSR 235 (E ) dated 
24 -1-91. GSR 441(E ) dated 28 -1- 92,GSR 435 (E ) datod 6 -5-94 .GSR 27E) dated 12 -1- 96 ,GSR 656 (E ) dated 21- 11- 1997, 
GSRON( E ) dated 12 -02 - 2001, GSR 886 ( E ) dated 6 - 12 -2001 ,GSR 443 (E ) dated 21-6 - 2002, GSR 584 (E ) dated 19 -8 - 2002. 
GSR 7( E ) ditad 29- 1- 200)3,GSR 241(E ) dated 25 -3- 2003.GSR 787(E ) dated 06 - 10 -2003 ,GSR 985 (E ) dated 19- 11-2003, 
GSR 957 (E ) dated 17 -12 - 2003 GSR 72 (E ) dated 21- 1 -2004 and GSR 687 (E ) dated 21- 10 -2004 . 


Printed by the Manager. Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


